. 


IRANP 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 


संख्या - 578 


राँची, सोमवार 


11 जून , 2018 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
30 मई, 2018 


संख्या - 4/नि०सं०-12-34/ 2016 का .- 3731 -- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल 
सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से चयनित श्री चन्दन , झा०प्र०से०, परीक्ष्यमान उपसमाहर्ता द्वारा 
समर्पित तकनीकी त्यागपत्र को स्वीकृत करते हुए भारतीय रेल लेखा सेवा ( इण्डियन रेलवे एकाउंट्स 
सर्विस ) में योगदान हेतु आदेश निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है । 

___ 2. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 578 -- 50 


